निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 ज्येष्ट 1942 ( श ० ) 
( सं ० पटना 360) पटना, वृहस्पतिवार , 18 जून 2020 

क्ला , संस्कृति एवं युवा विभाग 

(पुरातत्व निदेशालय ) 


अधिसूचना 

12 जून 2020 
सं0 5 पुरा / सु. - 1-10 / 2017 / 11 - राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित बिहार 
सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (पुरातत्व निदेशालय) की अधिसूचना संख्या -313 दिनांक 23.07.2019 द्वारा 
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थलों / स्मारकों गया जिलान्तर्गत आमस प्रखण्ड एवं शेरघाटी 
प्रखण्ड के क्रमशः ‘ कमरअली सुल्तान दरगाह एवं दुल्हिन मंदिर को प्राचीन स्मारक / पुरातत्व स्थल / अवशेष के रूप में 
सुरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव “बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976 " 
की धारा -3 की उपधारा -1 के प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित कर किया गया था , जिसकी एक प्रति उक्त प्राचीन 
स्मारक / पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थल पर चिपका दी गई थी तथा इसके लिए 
दो माह की अवधि के अन्दर आपत्ति अथवा सुझाव आमंत्रित किए गये थे । 

जनता को उपलब्ध कराई गई उक्त राजपत्रित अधिसूचना के विरूद्ध किसी स्थान से कोई भी आपत्ति प्राप्त 
नहीं हुई है । सम्यक विचारोपरान्त ऊपर वर्णित पुरास्थलों / स्मारकों को सुरक्षित घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया 


अतएव एतद् द्वारा राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट गया जिला अन्तर्गत आमस प्रखण्ड एवं शेरघाटी प्रखण्ड में क्रमशः अवस्थित 
कमरअली सुल्तान दरगाह एवं दुल्हिन मंदिर को पुरातात्विक स्थल के रूप सुरक्षित घोषित करती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिमेष 

कुमार पराशर, 
अपर सचि - सह -निदेशक । 


एकड़ / डि . 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ) , 18 जून 2020 
बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जानेवाले प्राचीन स्मारक / पुरातात्विक स्थल / अवशेष की राजस्व 

विवरणी 
क्र ० पुरास्थल / स्मारक अवशेष खाता खेसरा रकवा 

चौहदी 

जमीन की ग्राम 
का नाम न ० न ० 

किस्म 
2 

3 4 5 6 7 

8 
कमर अली सुल्तान शून्य 667 1055 0.45 उ 0 - कब्रिस्थान 

मजार हमजापुर 
दरगाह 

द ० - कब्रिस्थान 
पु ० - कब्रिस्थान 

प ० आहर पिंड प्लाट. - 1057 
मौजा प्रखंड थाना थाना जिला 

अभ्युक्ति 
न ० 


1 


9 


1 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


हमजापुर 


आमस 


आमस 


451 


गया 


प्रश्नगत भूमि सर्वसाधारण खाते का अतिक्रमण मुक्त तथा न्यायालय में 
कोई वाद दायर नहीं है । 


क्र ० 


अवशेष | खाता 

न ० 


रकवा 


चौहदी 


ग्राम 


मौजा 


खेसरा 
न ० 


जमीन की 
किस्म 


एकड़ / डि . 


पुरास्थल / 
स्मारक का 
नाम 

2 
दुल्हिन मंदिर, 
शेरघाटी 


1 


3 


4 


5 


6 


8 


9 
शेरघाटी 


10 
शेरघाटी 


2. 


643 


2837 


0.41 


ठाकुरबाड़ी 


7 
उ 0 - जयश्रीनन्दन प्र ० 
द ० - परती 
पु ० - रास्ता 
प ० – रास्ता 


643 


2826 


0.50 


फुलवारी 


शेरघाटी 


शेरघाटी 


उ 0 - रास्ता 
द ० - नन्दु प्र ० 
पु ० - प्रवीण लाल 
प ० – रास्ता 


थाना 


थाना न ० 


जिला 


अभ्युक्ति 
15 


13 


14 


प्रखंड 

11 
शेरघाटी 
शेरघाटी 


12 
शेरघाटी 
शेरघाटी 


762 


गया 


762 


गया 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिमेष 

कुमार पराशर, 
अपर सचिव- सह -निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 360-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


